सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 327 राँची , बुधवार , 


29 आषाढ़ , 1944 ( श ० ) 

20 जुलाई , 2022 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 

अधिसूचना 
7 जून , 2022 


संख्या - 11 / लो ० से ० आ०-01-03 / 2020 का ० 3517-- The Jharkhand Combined Civil 
Services Examination Rules , 2021 के नियम 17 ( ii ) , 18 , 19 , 30 एवं Appendix - 1 
Section - I Plan of Examination 3 ( iii ) एवं 9 ( iv ) में कतिपय संशोधन संबंधी झारखण्ड लोक 
सेवा आयोग से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचार - विमर्श एवं तदनुरूप निर्णयार्थ सरकार द्वारा श्री 
कैलाश कुमार खंडेलवाल , अपर मुख्य सचिव , उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची की 
अध्यक्षता में निम्नवत् उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाता है : 


2 


1 . 


2 . 


3 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 20 जुलाई , 2022 


श्री कैलाश कुमार खंडेलवाल , 

अपर मुख्य सचिव , उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग , झारखण्ड 

श्री अजय कुमार सिंह , 

प्रधान सचिव , वित्त विभाग , झारखण्ड 

श्रीमती हिमानी पाण्डेय , 

सचिव , खाद्य , सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड 


अध्यक्ष 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 327 - 50 


सदस्य 


सदस्य 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

वंदना दादेल , 

सरकार के प्रधान सचिव | 


